रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 
भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3/ DLON -04/ 0009/ 2003-05 


दिल्ली 


Auth 


राजपत 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं.3 ] 
No. 31 


दिल्ली , जनवरी 20 - जनवरी 26 , 2012 , बृहस्पतिवार / पौष 30 - माघ 6 , 1933 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 256 , 261 , 263 
DELHI , JANUARY 20 --JANUARY 26, 2012, THURSDAY/ PAUSA 30- ~ MAGHA 6, 1933 [ N.C.T.D. No. 256 , 261 , 263 


. 


भाग-IV 
PART -IV 


भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory ofDelhi other than 

Notifications included in Part - I 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


विधि न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 


अधिसूचना 


दिल्ली, 20 जनवरी , 2012 


सं.फा 3 / 8 / 96 - न्याय / भाग-7 / Suptlaw/ 74-76. 
भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1872 की धारा 6 और 9 के 
उपबंधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , के उपराज्यपाल , 
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय इसाईयों के विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण- पत्र देने के लिए दिनांक 
25-2-2011 से 24-2-2014 तक की अवधि के लिए रेव धर्मवीर 
मार्शल, ग्रेस वर्शिप सेन्टर , ए -406 नई सीमापुरी , दिल्ली -110095 को 
लाइसेंस देने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं । 


DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 
Delhi, the 20th January , 2012 
No. F. 3/8/ 96-Judi./ Vol.VII/ Suptlaw/ 74-76.--In 
pursuance of the provisions of Sections 6 & 9 of the 
Indian Christian Marriage Act, 1872, the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi is 
pleased to accord approval to the renewal of Christian 
Marriage License to Rev. Dharamveer Marshall attached 
to the Grace worship Centre, A - 406 New Seema Puri, 
Delhi-95 to solemnize marriages between Indian Christians 
within the National Capital Territory of Delhi and to grant 
certificate ofmarriage , for a further period of three years 
with effect from 25-2-2011 to 24-2-2014. 


राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, 

तरून सहरावत , अतिरिक्त सचिव 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital Territory ofDelhi 

TARUN SAHRAWAT , Addl . Secy 


259 DG/ 2012 


(39 ) 


( PART IV 


40 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JANUARY 26 2012 /MAGHA 6 , 1933 


- 


संख्या यू.- 11011/2/74 - यू. टी . एल . (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री वी. पी . सिंह , दानिक्स 
अधिकारी , अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (पूर्वी जिला ) को दिल्ली 
महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर या उसी 
कार्यालय में समतुल्य पद पर बने रहते हैं , या अगले आदेशों तक 
इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष 


- 


नियुक्त करते हैं । 


सं . फा . 4 / 3 / 2003 / गृह ( सामान्य ).--- गृह मंत्रालय , 
भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
यू -11011/2/ 74 - यू. टी . एल. (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता , 
1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री वी. पी . सिंह , दानिक्स 
अधिकारी , अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ( पूर्वी जिला) को जो वर्तमान 
में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त है को दिल्ली महानगर 
क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं , या 
अगले आदेशों तक इसमें , जो भी पहले हो , अतिरिक्त जिला 
मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 

जी . सुधाकर , संयुक्त सचिव ( गृह ) 


" 


" 


गृह ( सामान्य ) विभाग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली , 25 जनवरी , 2012 
सं . फा . 4 / 2 / 2003 / गृह ( सामान्य ) /359.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू. -11011/2/ 74 - यू. टी. एल . (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री ललित मोहन , तदर्थ 
दानिक्स अधिकारी , उपखंड अधिकारी ( मुख्यालय-IV ) को दिल्ली 
महानगर क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते 
हैं , या अगले आदेशों तक इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी 
मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 
HOME (GENERAL ) DEPARTMENT 

NOTIFICATIONS 
Delhi, the 25th January, 2012 
No. F.4/ 2 / 2003 - HOME ( G )/ 359.--In exercise of the 
powers conferred by sub- section (1 ) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs , 

Notification No.U - 11011 / 2 / 74- UTL ( i ) dated the 
20th March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri Lalit Mohan , 
Ad- hoc Danics Officer , presently working as SDM (HQ 
IV ) to be the Executive Magistrate in the National 
Capital Territory of Delhi, till such time he holds the 
present post or till further orders, whichever is earlier. 

सं . फा , 4 / 2 / 2003 / गृह ( सामान्य )/369.-~-~गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 
संख्या यू. -11011 / 2/ 74 - यू. 

टी . एल . (i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया 
संहिता , 1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल , श्री कृष्णा मोहन उप्पू 
आई. ए. एस. उपखंड अधिकारी ( नजफगढ़ ) को दिल्ली महानगर 
क्षेत्र में जब तक कि वह अपने वर्तमान पद पर बने रहते हैं , या 
अगले आदेशों तक इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के 
रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

No. F. 4 /2 /2003 -HOME (G )/369 .-—-In exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India, Ministry of Home Affairs, 

Notification No. U - 11011 / 2 / 74- UTL ( i ) dated the 
20th March , 1974 , the Lt. Governor ofNational Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri Krishna 
Mohan Uppu, IAS , presently working as S.D.M. 
(Najafgarh ), to be the Executive Magistrate in the National 
Capital Territory of Delhi, till such time he holds the 
present post or till further orders , whichever is earlier. 

सं . फा . 4 / 3 / 2003 / गृह ( सामान्य ) /378.-गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना 


No. F.4/ 3/ 2003 - HOME ( G )/ 378.--- In exercise of the 
powers conferred by sub - section (2 ) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure, 1973 ( 2 of 1974 ) , read with 
the Government of India , Ministry of Ilome Affairs , 
Notification No. U - 11011 / 2 / 74 - UTL ( i) dated the 
20th March, 1974 , the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri V. P. Singh , 
Danics Officer , presently working as A.D.M. ( East 
Districi), Delhi to be the Executive Magistrate in the 
National Capital Territory of Delhi, till such time he holds 
the present post or till further orders, whichever is earlier. 


No. F.4/ 3 /2003- HOME ( G ).---In exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 2 ) of Section 20 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India, Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U - 11011/ 2 / 74 -UTL (i) dated the 20th 
March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital 
Territory of Delhi is pleased to appoint, Shri V. P. Singh , 
Danics Officer, presently working as A.D.M. (East 
District), Delhi Executive Magistrate to be the Additional 
District Magistrate , till such time he holds the present 
post or till further orders ,whichever is earlier. 


By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi 


G. SUDHAKAR, Jt. Secy. ( Home ) 


PART IV] 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JANUARY 26 2012/ MAGHA 6, 1933 


41 


सहकारिता विभाग 
( पंजीयक सहकारी समितियों का कार्यालय ) 

अधिसूचना 
दिल्ली , 24 जनवरी , 2012 
सं . फा .47 / 304 / उत्तर पश्चिम / गृह आवास / 173 -दिल्ली 
सहकारी समितियां अधिनियम 2003 की धारा 1273; ( दिल्ली 
अधिनियम -3, 2004 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, स्वीट होम सहकारी गृह आवास 
समिति ( 304/ सं.आ. ) धारा 37 ( 1 ) ( ख ) दिल्ली सहकारी समितियां 
अधिनियम 2003%3 ( दिल्ली अधिनियम-3 , 2004 ) के प्रावधानों से 
उन्मुक्त करते हैं तथा उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व 
प्रशासक के कार्य काल की अवधि दिनांक 31-3-2012 अथवा लोकतांत्रिक 
व्यवस्था बहाल होने , जो भी पहले हो , तक बढ़ाई जाती है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर, 

पी . आर. मीना , विशेष सचिव ( सहकारिता ) 


DEPARTMENT OF COOPERATIVE 
(OFFICE OF THE REGISTRAR COOP. SOCIETIES ) 

NOTIFICATION 
Delhi, the 24th January , 2012 
No. F. 47 / 304 /NW /GH / 173.- In exercise of 
powers conferred by Section 127 of Delhi Co -operative 
Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004 ) the Lieutenant 
Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby 
exempts the Sweet Home Cooperative Group Housing 
Society Ltd. ( 304/ GH) fromthe provisions of Section 37 
( 1 ) (b ) of Delhi Co -operative Societies Act , 2003 (Delhi 
Act 3 of 2004 ) and accordingly extend the period of 
supercession of the managing committee and the term of 
the Administrator of the said society upto 31-3-2012 or 
till the democratic setup of the society is restored 
whichever is earlier. 

By Order aud in the Name of the 
Lt. Governor of National Capital Territory ofDelhi 

P.R. MEENA, Spl. Secy.Coop. Societies 


Printed by the Manager , Govtiiiiiiciit of india Press. Ring Rai, iiayapuri. New Deini- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


